सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन, 1937 ( श० ) 


संख्या 207 राँची , शुक्रवार , 


26 फरवरी, 2016 ( ई० ) 


पथ निर्माण विभाग 


.. . . . . . . . . 


अधिसूचना 
24 फरवरी, 2016 


का. आ प. नि. वि ./ विविध् - 06 - 23/ 2014 - 1244(एस ) यत: राज्य सरकार ने झारखण्ड 
राज्य में झारखण्ड त्वरित पथ विकास कार्यक्रम अंतर्गत राजकीय राजमार्ग संख्या 05 के 0 . 00 0 
किलोमीटर से 15 . 100 किलोमीटर ( आदित्यपुर - काण्ड्रा पथ ) तक का खण्ड ( कुल लम्बाई 
15 . 100 कि0 मी0 ) के निर्माण के पश्चात् पथ निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात 
प्राधिकरण संदर्भित किया गया है) द्वारा झारखण्ड राज्य राजमार्ग फीस ( दरों का निर्धारण एवं 
संग्रहण) नियमावली, 2 0 11 के अनुसार User Fee / Toll की राशि की गणना कर टॉल आपरेटर के 
माध्यम से व्यवसायिक एवं अन्य चार पहिया वाहनों से उद्ग्रहित किये जाने हेतु निर्गत 
स्वीकृत्यादेश संख्या 46 3 4 (S) दिनांक 1 अगस्त , 20 11 में प्रावधान किया गया है । 

यत: स्वीकृत्यादेश द्वारा निविदा के आधार पर टॉल आपेरेटर का चयन करना भी 
प्रावधानित है । 

और यत : झारखण्ड सरकार ने भारतीय पथकर अधिनियम, ( झारखण्ड संशोधन ) की धारा - 2 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजकीय राजमार्ग, वृहत् जिला पथ , अन्य जिला पथ के 
सेक्शनों, पुलों, इंटरचेंज , फ्लाईओवर, ROB/ RUB, उपमार्गों और सुरंगों के उपयोग के लिए फीस के 
संग्रहण हेतु अधिसूचना संख्या प0 नि0 वि0 6 – (विविध) 14 3 / 2 0 10 –2 16 0 (S) दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 26 फरवरी, 2016 
15 अप्रैल , 2 0 11 द्वारा झारखण्ड राजमार्ग फीस ( दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2 0 11 
बनाये हैं । 

अत: अब , राज्य सरकार झारखण्ड राजमार्ग फीस ( दरों का निर्धारण एवं संग्रहण ) 
नियमावली, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार दर संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के 
साथ पठित भारतीय पथकर ( झारखण्ड संशोधन ) अधिनियम , 2002 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा पूर्ण की गई सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 15. 100 किलोमीटर के 
लिए चार या अधिक लेन के उपयोग हेतु सारणी 1 के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट आधार दर ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् आधार दर संदर्भित किया गया है) के उपयोग के लिए झारखण्ड राज्य में 
राजकीय राजमार्ग संख्या 05 पर 0. 000 किलोमीटर से 15 .100 किलोमीटर ( आदित्यपुर - काण्ड्रा 
पथ) तक के खण्ड हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ ( 1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर 
से शुल्क उद्ग्रहित करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों अथवा Concessionaire अथवा 
टॉल आपरेटर के माध्यम से उक्त शुल्क संग्रहित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् : 


सारणी - 1 


वाहन के प्रकार 


आधार वर्ष 2007 - 08 प्रति कि . मी . 
शुल्क की आधार दर ( रुपये में ) 


1 


2 


0 . 65 


कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन 
हल्का वाणिज्यिक वाहन , हल्के माल यान या मिनी बस 


1 . 05 


बस या ट्रक 


2 . 20 


3. 45 


भारी निर्माण मशीनरी या अर्थ मूविंग उपस्कर या बहुधुरीय 
यान ( तीन से छ: धुरी ) 
विशाल आकार के यान ( सात या अधिक धुरी ) 


4. 20 


1. नीचे उद्ग्रहित तथा संग्रहित शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट 

सड़क की निवल लम्बाई हेतु, शोध और संदेय होगा : 


टोल प्लाजा का अवस्थान ( चैनेज ) 


लम्बाई ( किलोमीटर में ) जिसके लिए शुल्क 

संदेय है 
15.100 किलोमीटर 
14.850 किलोमीटर , काण्ड्रा जंक्शन 


सम्पूर्ण खण्ड को पूर्ण करने के पश्चात् 
किलोमीटर | चैनेज पर 


w 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 26 फरवरी, 2016 
2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो 

और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में रहता हो उसके लिए वर्ष 2015 - 16 के 
लिए मासिक पास की दर 230 . 00 रुपये ( दो सौ तीस रुपये मात्र) होगी और झारखण्ड राजमार्ग 
फीस ( दरों का निर्धारण एवं संग्रहण ) नियमावली, 2011 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष 
संशोधन किया जायेगा । 


3. 


राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्: 


___ संदेय धनराशि 


अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की विधिमान्यता की अवधि । 
अधिकतम संख्या 

| संदाय के समय से चौबीस घंटे 


एकतरफा यात्रा के लिए फीस 
का डेढ़ गुणा 
पचास एकल यात्राओं के लिए 
संदेय फीस की रकम का दो 
तिहाई 


पचास 


संदाय की तारीख से एक माह 


-. 


=: 


= 


< 


< 


4. उपर लिखित फीस की दर का वार्षिक पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रभावी होगा । 
5. फीस के संदाय से छूट - (1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहित और संग्रहित नहीं की 
जायेगी 

i. भारत के राष्ट्रपति ; 
ii. भारत के उपराष्ट्रपति ; 
iii. भारत के प्रधान मंत्री; 
iv . राज्य के राज्यपाल ; 
v. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ; 
vi . लोक सभा के अध्यक्ष; 
vii. संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री; 
viii. किसी राज्य के मुख्यमंत्री; 
ix . उच्चतम न्यायलय के न्यायमूर्ति ; 
x. संघ के राज्य मंत्री; 
xi. संघ शासित क्षेत्र के उप राज्यपाल ; 
xii . सेनाध्यक्ष जो पूर्ण जनरल अथवा समकक्ष रैंक का हो ; 
xiii. राज्य विधान सभा के अध्यक्ष; 
xiv. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश; 
xv. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश; 
xvi. राज्य के संसद सदस्य ; 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 26 फरवरी, 2016 
xvii. आर्मी कमांडर अथवा उप – सेनाध्यक्ष तथा अन्य सेनाओं में समकक्ष रैंकधारी ; 
xviii. झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव ; 
xix . सचिव भारत सरकार ; 
Xx . सचिव राज्य सभा ; 
xxi. सचिव लोक सभा; 
xxii. सरकारी दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी अधिकारी; 
xxiii. अपने संबंधित राज्य की विधान सभा अथवा विधान परषिद् के सदस्य , यदि वह 

राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करते हैं ; 
xxiv . परमवीर चक्र , अशोक चक्र , महावीर चक्र , कीर्ति चक्र , वीर चक्र और शौर्य चक्र के 

पुरस्कार – प्राप्तकर्ता व्यक्ति , यदि ऐसे प्राप्तकर्ता व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त 
अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित अपना फोटो – युक्त पहचान पत्र 

प्रदर्शित करते हैं ; 
( ख) जो निम्नलिखित द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया गया है: 
a) रक्षा मंत्रालय जिनमें वे भी हैं जो भारतीय पथकर ( सेना ओर वायु सेना ) 

अधिनियम, 1901 के उपबंधों और इसके अधीन बनाये गये नियमों, जो नौ सेना 

पर भी लागू हैं , के अनुसार छूट के लिये पात्र हैं । 
b) अर्ध सैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दीधारी केन्द्रीय ओर राज्य सशस्त्र बल; 

प्रमण्डल के आयुक्त , जिला मजिस्ट्रेट , कार्यपालक मजिस्ट्रेट ; 
अग्नि शमन विभाग या संगठन ; 
राजकीय राजमार्ग प्राधिकरण, कार्यकारी प्राधिकारी या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति 
जो ऐसे यान का प्रयोग निरीक्षण सर्वेक्षण,निर्माण या उसके प्रचालन और रख 

रखाव के लिए कर रहा है । 
f) झारखण्ड सरकार के सचिव एवं समकक्ष पदाधिकारी ; 

g) सरकारी गाड़ियाँ जो सरकारी कार्य से जा रही हों । 
_ h) एंबुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान । 

i) शव वाहन के रूप में प्रयुक्त यान । 
6 . यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग उसके लिए अनुज्ञेय भार छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड 
अथवा वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएँ नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार 
होगी । 
7 . उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ता की जानकारी के लिए शुल्क की दरों 
को प्रदर्शित किया जायेगा । 
8 . उपर सारणी - 1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007 -08 के लिए प्रति किलोमीटर 
शुल्क की आधार दरों के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और 
कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और उसे प्रकाशित किया जायेगा उसमें उक्त 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 26 फरवरी, 2016 


नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक आधार पर आगे और संशोधन किया जायेगा तथा उसे 
तद्रुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम - से – कम एक – एक समाचार पत्र में प्रकाशित 
कराया जायेगा । 
9 . प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किये गये शुल्क का लेखा रखा जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

राजबाला वर्मा, 
सरकार के अपर मुख्य सचिव , 
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची । 


निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया 
जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 4 8 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका 
प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा | 


8 


şir qUS JIGIC (31HTERUT ) Bahar , 26 TCRI, 2016 

NOTIFICATION 


the 24th February , 2016 


s.O g.A . Fa . Cafe - 06 – 23 / 2014 – 1244 (VH ) Whereas by Sanction Order of 
theGovt.ofJharkhand in the Road Construction Department number 4634 (s) dated the 1st 
August , 2011, issued , provides for collection of User Fee / Toll, post construction of the 
stretch from Km 0.000 to Km 15.100 (Adityapur - Kandra) of State Highway No . 5 in the 
State of Jharkhand by the Road Construction Department (hereinafter referred to as the 
“ Authority" ) under Jharkhand Accelerated Road Development Programme (JARDP), on the 
basis of Toll rates in the " Jharkhand Highways Fee (Determination of Rates & Collection ) 
Rules , 2011 from commercial and 4 -wheeled vehicles through a Toll Operator. 


Whereas, the said Sanction Order also provides for selection of the Toll Operator through 
Bidding; 


And whereas , the Govt. of Jharkhand, in exercise of the powers conferred by section 2 of 
the Indian Tolls ( Jharkhand Amendment) Act, 2002, has framed the Jharkhand Highways 
Fee (Determination of Rates & Collection ) Rules, 2011 vide Notification RCD -6 -(Misc ) 
143/ 2010 - 2160 (S ) dated 15th April , 2011, for collection of fee for use of section of State 
Highways ( SH ), Major District Roads (MDRs), other District Roads (ODRs), bridges , 
Interchanges , Flyovers , ROB / RUBs,bypasses and tunnels . 


Now , Therefore, in exercise of the powers conferred by section 2 of the Indian Toll 
(Jharkhand Amendment ) Act 2002 , read with Rule 3 of the Jharkhand Highways Fee 
( Determination of Rates & Collection ) Rules, 2011, the Government of Jharkhand levies 
the fee at the base rate specified in column (2 ) of the Table 1 for Road Section length 
15 .100 Kms (hereinafter referred to as “base rate ”) for use of four and more lane sections 
from Km 0.000 - Km 15 . 100 ( Adityapur - Kandra Section ) on the State Highway No .5 in the 
State of Jharkhand and authorizes the Authority to collect, either through its officials or 
through the Concessionaire or a Toll Operator , the said fee, namely: 


ŞIRCUS JHT (3HTERUT) [Ghak , 26 14 , 2016 


Tablel 


Type of vehicle 


Base Rate of fee per km 
for the base year 
2007 - 08 ( in Rupees ) 


( 1 ) 


(2 ) 


Car , Jeep , Van or Light Motor Vehicle 


0 .65 


Light Commercial Vehicle , Light GoodsVehicle or Mini Bus 


1 .05 


Bus or Truck 


2 .20 


3 .45 


Heavy Construction Machinery (HCM ) or Earth Moving 
Equipment ( EME ) or Multi Axle Vehicle (MAV ) (three to six 
axles ) 
Oversized Vehicle (Seven or more axles) 


4 .20 


1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll 

Plaza for road length specified for such Toll Plaza 
Location of Toll Plaza ( Chainage ) 

Length ( in Km ) for which Fee is payable 
| Km / Ch . At 14.850 Kms 

15 . 100 Kms 
(At Kandra Junction ) 
2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for 

non - commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometer from the 
toll plaza is Rs.230 .00 ( Rupees Two Hundred Thirty only ) for the year 2015 - 16 and is 
subject to revision every year as per the provisions of the Jharkhand Highways Fee 

(Determination of Rate and Collection ) Rules , 2011. 
3. For Multiple journey on the highway section , passes shall be issued at the following 

rates namely ; 


Amount Payable 


Maximum number of one 


Period of Validity 


way journeys allowed 

Two 


One and half times ofthe fee 
for oneway journey 


Twenty four hours from the 
time of payment 
Onemonth from date of 
payment. 


Fifty 


Two - third of amountof the 
fee payable for fifty single 
journeys 


4 . The aforesaid fee will be revised with effect from 1st April every year . 
5 . No fee shall be payable or collected in respect ofthe following vehicles ,namely : 

( a) Transporting and accompanying 


FIR QUS JIGIC ( 31HTERUT ) Rihar , 26 T, 2016 
(i) the President of India 
(ii) the Vice-president of India 
( iii ) the Prime-minister of India 
( iv) the Governor of a state 
(v) the Chief justice of India 
( vi) the Speaker of the house of the people 
( vii ) the Cabinet minister of the union 
(viii ) the Chiefminister of a state 
( ix ) theJudge of the supreme court 
(x) the Minister of state of the union 
( xi) the Lieutenant governor of a union territory 
(xii ) the Chief of staff holding the rank of full general or equivalentrank 
( xiii ) the Speaker of the legislative assembly of the state 
(xiv ) the Chief justice of high court 
( xv ) the Judge ofhigh court 
(xvi) the Member ofparliament from the state 
(xvii) the Army commander or vice chief of army staff and equivalent in other 

services 
(xviii ) the Chief secretary to government of Jharkhand 
( xix) the Secretary to government of India 
(xx ) the Secretary , council of states 
(xxi) the Secretary , house ofthe people 
(xxii ) the Foreign dignitaries on state visit 
( xxiii ) the Member oflegislative assembly of Jharkhand, if he or she produces his or 

her identity card issued by the legislature of the state 
(xxiv) the Awardee of Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Mahavir Chakra , Kirti 

Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his or her 
photo identity card duly authenticated by the appropriate or competent 

authority for such award . 
(b ) Used for official purpose by 

(i) the Ministry of defense including those which are eligible for 

exemption in accordance with the provisions of the Indian toll ( army 


FRQUE JGTC (3HTERUT) Char , 26 4222 , 2016 


( ii) 


and air force) act, 1901 and rules made there under, as extended to 
navy also ; 
the Central and state armed forces in uniform including para military 

forces and police 
(iii) the Commissioner of a division or a district magistrate or an executive 

magistrate 
(iv) the Fire-fighting department or organisation 
(v) the State highway authority, executing agency or any other 

organisation or person using such vehicle for inspection , survey, 

construction or operation and maintenance thereof; and 
(vi) Secretary to government of Jharkhand & equivalent officials 

(vii) Government vehicles on government duty 
(c ) Vehicles used as ambulance 

( d ) Vehicles used as funeral van 
6 . All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load , category 

of exempted vehicles, service road , alternative road etc shall be as per definitions 

specified in the Rules. 
7 . The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 

12 of the said rules. 
8 . Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007 -08 as mentioned in Table 

1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the 
discounts will be calculated by the Authority and published and will further be revised 
annually in accordance with the Rule 5 of the said Rules and the same shall be 
published in at least one newspaper, each in English and vernacular language 

accordingly. 
9 . The authority shall maintain a record of the user fee realised . 

By the Order of the Governor of Jharkhand, 

Rajbala Verma, 
Addl. Chief Secretary to the Government , 

Road Construction Department, 
Government of Jharkhand. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

şirqUS JHTE ( 31HTERUT) 20 7 – 50 | 


